रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD . NO. D . L . - 33004/ 99 


: 


- 


सत्यागपत 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


Plante 


भाग 1 - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PARTIL Section 3 - Sub- section(i) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 228 ] 
No. 228 ] 


नई दिल्ली, मंगलवार , मई 11, 1999 / वैशाख 21, 1921 
NEW DELHI, TUESDAY ,MAY 11 , 1999 /VAISAKHA 21 , 1921 


- 


- 


- 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 11 मई , 1999 

सं० 56 / 99- सीमाशुल्क 
सा० का०नि० 327( अ ). -- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( i ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है , भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की नीचे 
सारणी के स्तंभ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट अधिसूचनाओं का उक्त सारणी के स्तंभ ( 3 ) में विनिर्दिष्ट है, तत्स्थानी रीति में निम्नलिखित और संशोधन करती है , 
अर्थात् : --- 

सारणी 


क्रम सं० 


अधिसूचना सं० और तारीख 


संशोधन 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 1 ). 
- - 
( 1 ) 


110/95 - सीमाशुल्क , तारीख 5 जून, 1995 


उक्त अधिसूचना की शर्त ( 7 ) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी , अर्थात् : 
" ( 7 ) शर्त ( 3 ) और शर्त ( 4) में किसी बात के होते हुए भी, जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी 
वर्षानुवर्ष अवधि का विस्तार या निर्यात बाध्यता को पूरा करने की समग्र अवधि का 
विस्तार या निर्यात बाध्यता में ऐसे निर्यात बाध्यता के 5 प्रतिशत से अनधिक की कमी के 
विनियमन का विस्तार मंजूर करता है वहां वह उक्त वर्षानुवर्ष अवधि या निर्यात बाध्यता 
की समग्र अवधि को बढ़ा सकेगा और निर्यात बाध्यता में उक्त कमी को सहायक 
सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा माफ किया जा सकेगा; 

परन्तु यह कि निर्यात बाध्यता को वर्षानुवर्ष विस्तार एक बार से अधिक 
अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और पांच वर्ष की अवधि के भीतर एक वर्ष की अवधि से 
अधिक नहीं होगा । 


1405 GI/ 99 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART IT --- SEC. 3( i) | 


( 3 ) 


( 1 ) 

( 2 ) 
( 2 ) 111 /95 - सीमाशुल्क , तारीख 15 जून, 1995 


( 3 ) 28 /97 - सीमाशुल्क , तारीख 1 अप्रैल, 1997 


उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में , अधिसूचना की शर्त ( 8 ) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त 
रखी जाएगी , अर्थात् : 
" (8) शर्त (3 ) और शर्त ( 4 ) में किसी बात के होते हुए भी, जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी 
ब्लाक के अनुसार अवधि का विस्तार या निर्यात बाध्यता को पूरा करने की समग्र अवधि 
का विस्तार या निर्यात बाध्यता में ऐसे निर्यात बाध्यता के 5 प्रतिशत से अनधिक की कमी 
के विनियमन का विस्तार मंजूर करता है वहां वह उक्त ब्लाक के अनुसार अवधि या 
निर्यात बाध्यता की समग्र अवधि को बढ़ा सकेगा और निर्यात आध्यता में उक्त कमी को 
सहायक सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा माफ किया जा सकेगा ; 

परन्तु यह कि निर्यात बाध्यता का ब्लाक के अनुसार विस्तार दो वर्षों के एक 
ब्लाक से अधिक के लिए अनुशात नहीं किया जाएगा ; 

परन्तु यह और कि दो वर्षों के चौथे ब्लाक के लिएनिर्यात बाध्यता का ब्लाक 
के अनुसार अवधि का विस्तार, एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अनुज्ञात नहीं 
किया जाएगा । " 
उक्त अधिसूचना की शर्त ( 6 ) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात् : 
" ( 6 ) शर्त ( 3 ) और शर्त ( 4 ) में किसी बात के होते हुए भी , जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी 
वर्षानुवर्ष अवधि का विस्तार या निर्यात बाध्यता को पूरा करने की समग्र अवधि का 
विस्तार या निर्यात बाध्यता में ऐसे निर्यात बाध्यता के 5 प्रतिशत से अनधिक की कमी के 
विनियमन का विस्तार मंजूर करता है वहां, वह उक्त वर्षानुवर्ष अवधि या निर्यात बाध्यता 
की समग्र अवधि को बढ़ा सकेगा और निर्यात बाध्यता में उक्त कमी को सहायक 
सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा माफ किया जा सकेगा; 

___ परन्तु यह कि निर्यात बाध्यता का वर्षानुवर्ष विस्तार एक बार से अधिक 
अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और पांच वर्ष की अवधि के भीतर एक वर्ष से अधिक की 
अवधि का नहीं होगा । " 
उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, अधिसूचना की शर्त ( 7 ) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त 
रखी जाएगी , अर्थात् : 
" (7 ) शर्त ( 3 ) और शर्त ( 4 ) में किसी बात के होते हुए भी, जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी 
ब्लाक के अनुसार अषधि का विस्तार या निर्यात बाध्यता को पूरा करने की समग्र अवधि 
का विस्तार या निर्यात बाध्यता में निर्यात बाध्यता के 5 प्रतिशत से अनधिक की कमी के 
विनियमन का विस्तार मंजूर करता है, वहां वह उक्त ब्लाक के अनुसार अवधि या निर्यात 
बाध्यता की समग्र अवधि को बढ़ा सकेगा और निर्यात बाध्यता में उक्त कमी को सहायक 
सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा माफ किया जा सकेगा ; 

___ परन्तु यह कि निर्यात बाध्यता का ब्लाक के अनुसार विस्तार दो वर्षों के एक 
ब्लाक से अधिक के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ; 

परन्तु यह और कि दो वर्षों के चौथे ब्लाक के लिए निर्यात बाध्यता का ब्लाक 
के अनुसार अवधि का विस्तार , एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अनुज्ञात नहीं 
किया जाएगा । " 


( 4 ) 29/97 - सीमाशुल्क , तारीख 1 अप्रैल, 1997 


[ फा० सं० 605 /39/ 99 - डीबीके ] 

संदीप आहूजा, अवर सचिव 


टिप्पण : - मूल अधिसूचना सं० 110/95 - सीमाशुल्क , तारीख 5 जून , 1995 , भारत के असाधारण, राजपत्र में सा०का०नि० सं० 480 ( अ ), तारीख 5 जून, 

1995 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं0 75/ 98 - सीमाशुल्क, तारीख 9 अक्तूबर, 1998 , सा०का०नि० सं० 610 
( अ ), तारीख 9 अक्तूबर , 1998 द्वारा किया गया था । मूल अधिसूचना सं० 111/ 95 - सीमाशुल्क, तारीख 5 जून , 1995 भारत के असाधारण , 
राजपत्र में सा० का०नि० सं० 481 ( अ ), तारीख 5 जून, 1995 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं0 75 / 98 
सीमाशुल्क , तारीख 9 अक्तूबर, 1998, सा०का०नि० सं० 610 ( अ ), तारीख १ अक्तूबर, 1998 द्वारा किया गया था । मूल अधिसूचना सं० 
28 / 97 - सीमाशुल्क, तारीख 1 अप्रैल, 1997 , भारत के असाधारण , राजपत्र में सा०का०नि० सं०184 ( अ ), तारीख 1 अप्रैल , 1997 में 


NV 


- 


- 


[ YT JI - UUS 1 (i) ] 

भारत का रामपर : असाधारण 
TATTO $ eft fH BT fir971 TO 75/ 98 - 7419renit ,w at 9370047, 1998 , Hoofto o 610 ( 39 ), 

TU 9 37HK 18 TI 2 TYTT fan Ħo 29 /97 - FITHRICH , ORG 1 TII, 1997 , YTC TERM , 7793 
# Hoofitofto T3185 ( 37 ), arta 1 33A , 1997 G11 Tufta eft att sifaa tiyaat FO 31/99 - HATI , 
carta 8 € , 1999, Hooatofalo Ho 194 ( 37 ), arta 8 778 , 1999, GT 747291 TTT 2111 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 11th May, 1999 

No . 56 /99 - CUSTOMS 


G . S . R . 327 ( E ).- - In exercise of the powers conferred by Sub -section ( 1) of Section 25 of the Customs Act , 1962 ( 52 
of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the 
following further amendment in the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue ), specified column (2 ) of the Table below in the corresponding manner as specified in column ( 3 ) of the said Table, 
namely :- - 


TABLE 


Notification No. and 


Amendment 


si 
No. 


date 


1 . 110 /95 -Customs, dated , the 

5th June, 1995 


For condition (7 ) of the said notification , the following condition 
shall be substituted , namely : 


" (7 ) Notwithstanding anything contained in conditions ( 3 ) and (4 ), 
where the Licensing Authority grants an extension ofyearwise period 
or overall period of fulfilment of export obligation or regularisation of 
shortfall, in export obligation , not exceeding 5 % of such export obli 
gation , the said yearwise period or overall period of export obligation 
may be extended and the saiod shortfall in export obligation be 
condoned by the Assistant Commissioner of Customs : 
Provided that extension of yearwise period of export obligation shall 
not be allowed more than once and more than a period of one year 
within a period of five years." 
In paragraph 2 of the said notification , for condition (8 ) of the 
notification , the following condition shall be substituted namely :- - 


111 /95 - Customs, dated , the 
5th June, 1995 


" (8 ) Notwithstanding anything contained in conditons (3 ) and (4), 
where the Licensing Authority grants an extension of block -wise period 
or overall period of fulfilment of export obligation or regularisation 
of shortfall , in export obligation , not excceding 5 % of such export 
obligation , the said block -wise period or overall period of export 
obligation may be extended and the said shortfall in export obligation 
be condoned by the Assistant Commissioner of Customs : 


Provided that extension of blockwise period of export obligation shall 
not be allowed for more than one block of two years : 
Provided further that extension of blocdkwise period of export 
obligation for the fourth block of two years shall not be allowed for a 
period of more than one year." 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II - - Sec . 3 (1 ) ] 


(2 ) 


3. 28/97 -Customs, datod , the 

1st April, 1997 


(3) 
For condition (6 ) of the said notification , the following condition shall 
be substituted , namely : 
" (6 ) Notwithstanding anything contained in conditions (3) and (4), 
where the Licensing Authority grants an extension of year -wise period 
or overall period of fulfilment of export obligation or regularisation 
of shortfall, in export obligation , not exceeding 5 % of such export 
obligation , the said year- wise period or overall period of export 
obligation may be extended and the said shortfall in export obligation 
be condoned by the Assistant Commissioner of Customs : 
Provided that extension of yearwise period of export obligation shall 
not be allowed more than once and more than a period of one year 
within a period of five years." 
In paragraph 2 of the said notification , for condition (7 ) of the 
notification , the following condition shall be substituted , namely : 
" (7) Notwithstanding anything contained in conditions (3) and (4), 
where the Licensing Authority grants an extension ofblock -wise period 
or overall period of fulfilment of export obligation or regularisation 
of shortfall , in cxport obligation , not exceeding 5 % of such export 
obligation , the said block - wise period or overall period of export 
obligation may be extended and the said shortfall in export obligation 
be condoned by the Assistant Commissioner of Customs : 
Provided that extention of blockwise period of export obligation shall 
not be allowed for more than one block of two years : 


4 . 29 /97 - Customs, dated , the 

1st April, 1997 


Provided further that extension ofblockwise period of export obligation 
for the fourth block of two years shall notbe allowed for more than a 
period of one year," 


[F . No. 605 / 39 /99 -DBK ] 


SANDEEP AHUJA , Under Secy . 


Note :- - The principal notification No. 110 /95 - Customs, dated , the 5th June, 1995 was published in the Gazette of India , 

Extraordinary vide GSR No. 480 (E ), dated , the 5th June, 1995 and was lastly amended by notification No. 75 /98 
Customs, dated the 9th October , 1998 videGSR No. 610 (E ) , dated , the 9th October , 1998 . The principal notification 
No . 111/ 95 -Customs, dated , the 5th June , 1995 was published in the Gazette of India , Extraordinary vide GSR No . 
481 (E ), dated the 5th June, 1995 and was lastly amended by notification No. 75/ 98 - Customs, dated , the 9th October , 
1998 vide GSR No. 610 (E ), dated , the 9th October , 1998 . The principal notification No. 28 / 97 - Customs, dated , the 
1st April, 1997 was published in the Gazette of India , Extraordinary vide GSR No. 184 (E ), dated , the 1st April, 1997 
and was lastly amended by notification No . 75 /98 -Customs, dated , the 9th October , 1998 vide G . S . R . No, 610 (E ) , 
dated , the 9th October , 1998 . The principalnotification No. 29 /97 - Customs, dated , the 1st April , 1997 was published 
in the Gazette of India , Extraordinary vide GSR No . 185 (E ) , dated , the 1st April , 1997 and was lastly amended by 
notification No. 31/99 - Customs, dated , the 8th March , 1999 vide GSR No. 194 (E ), dated , the 8th March , 1999 . 


Printed by tho Manager , Govt. of India Pross , Ring Road , Mayapuri , New Dolhi- 110064 

And Publishod by the Controller of Publications, Delhi- 110054 


